. . 


Ft 
. 
. 


. 


रजिस्ट्री मं . - 22 


. . . . No o 


m 


" 


मकमा 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं० 37 ] 
No. 37] 


नई दिल्ली , शनिवार, सितम्बर 14, 1968 ( भाद्र 23, 1890 ) 
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 14, 1968 ( BHADRA 23, 1890 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या घी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging bo dron to this part to order that it may be filed mu a separate compliation 


मोटिस 


NOTICE 


नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 19 अगस्त 1968 तक प्रकाशित किये गये है : - - 


The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 19th August 1968 :-- 


अंक 


विषय 


संख्या और तारीख 

No. and Date 


द्वारा जारी किया गया 

Issued by 


Issue 


No . 


Subject 


ग्य 


NIL 


अपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइम्स , दिल्ली के नाम मांग -पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । 
मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए । 


Coples of the Gazettes Extraordinar : mentioned above will be suppljed on Indent to the Manager of Publica 
tione Civil Lines, Delhi, Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the 
date of issue of these Gazettes, 


M23IGI / 68 


( 635) 


636 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23, 1890 ) 


(Part I- SIC . 1 


विषय - सूची ( CONTENTS ) 
भाप I -- 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) पृष्ठ भाग II - - खड 3 - - उप- खंड ( 2 ) ----( रक्षा मंत्रालय पृष्ठ 
भारत सरकार के मंत्रालयों धौर उच्चतम 

को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों 
न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर 

भौर ( संघ- राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 
नियमों , विनियमों तथा आदेशों और 

छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 635 

अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश 
भाग 1 --- - खंर 2 -~~ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) 

बौर अधिसूचनाएं . . . 4105 
भारत सरकार के मंत्रालयों धीर उच्चतम 

भाग II - संड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 

विधिक नियम और आदेश 
म्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

. . 371 
अफसरों की नियुक्तियों, पयोधतियों, छड़ियों 

माग III - संर 1 - - महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा 
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 1013 

आयोग , रेल प्रशासन , उच्च न्यायालयों 

और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन 
भाप ! - खंड 3 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 761 
विधितर नियमों , विनियमों , भावेशों और 
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 61 

माग III - खंड 2-- - एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा 

जारी की गई अधिसूचनाएं और मोटिसें . 355 
भाग 1 - खंड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई 

भाग 1 - खंड 3 -~- मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके 
अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नसियों, छुट्टियों 

प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . 103 
आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . 799 

माग III - ड 4- - विधिक निकायों द्वारा जारी की 
भाम II - खंड 1 अधिनियम, अध्यादेश और विनियम 

गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं , 
भाग II - - खंड 2 - - विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी 

आवेश, विज्ञापन और मोटिसें शामिल हैं . 497 
प्रवर समितियों की रिपोर्ट . . 

भाग IV - गैर- सरकारी व्यक्तियों और गैर- सरकारी 
भाग II -- - खंड 3 --- उप - खंर ( 1 ) -- ( रक्षा मन्त्रालय 

संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . 167 
को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

पूरक संख्या 87 
और ( संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को 

7 सितम्बर 1968 को समाप्त होने वाले 
छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी 

सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट 1527 
किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और 

17 अगस्त 1988 को समाप्त होने वाले सप्ताह 
जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें 

के दौरान भारत में 30, 000 तथा उससे 
साधारण प्रकार के आदेश , उप -नियम 

अधिक पावादी के शहरों में जम्म , तथा बड़ी 
आदि सम्मिलित है ) . . 

बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित भाको . 1538 


. 2141 


Pago 


Page 


035 


4105 


371 


1013 


761 


PARTI - SECTION 1 - - Notifications relating to Non 

Statutory Rulos , Rogulations , Orders 
and Resolutions lagued by tho Ministries 
of the Government of India ( othor tbad 
tho Ministry of Defence) and by the 

Supreme Court - - - - . . 
PARTI - SECTION 2.--- Notifications regarding Ap 

pointments, Promotions, Leave, etc . .. of 
Governmcat Officers issued by the Minis 
trics of the Govornment of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court - - -- ... 
PART I - SECTION 3.--- Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders and 
Resolutions issued by the Ministry of 

Defence - - - - . . 
PART I - SECTION 4.. - Notifications regarding Appoint 

ments, Promotions, Leave etc of Officers 

Issued by the Ministry of Defonco . . 
PART II - SECTION 1. - Acts , Ordinances and Regu . 

lations -- - - - - 
PART 01 - SECTION 2.-- Bills and Reports of Select 

Committees on Bills - - - - 
PART II - SECTION 3.. - SUB - SEO. (I ) - Goneral 

Statutory Rules, (including orders , bye 
laws, otc., of general character ) issued by 
the Ministries of the Government of 
India (other than the Ministry of 
Defence ) and by Contra ! Authoritlog 
(other than the Administrations of Uplop 
Territorics) 


Part 1 - SECTION 3 . - SUB- SBC . (11) Statutory 

Ordors and Notifications lasued by the 
Ministries of the Government of India 
(othor than the Ministry of Defenco) and by 
the Contral Authoritios ( other than the 

Administrations of Union Territorles ) . . 
PAur II - SECTION 4. - Statutory Rules and Orders 

notified by the Ministry of Defenco - 
PART M - SECTION 1. - Notificationa issued by the 

Auditor Gonoral, Union Public Service 
Commission , Railway Administration , 
High Courts and the Attached and Sub 

ordinata Office of the Government of India 
PART M - SECTION 2. - Notifications And Notices 

Issued by tho Patent Offices . Calcutta . . 
PART III - SECTION 3. --- Notifications Issued by or 

under tho authority of Chief Commi 

slonors - - - - 
Pur Im - SECTION 4 . - - Miscellaneous Notifications 

Including Notifications, Orders, Adver . 
tisements and Notices issued by Statutory 

Bodies 
Pur IV - Advertisements and Notico by Private 

Individuals and Privato Bodies 
SUPPLEMENT No. 37 – 

Weekly Epidemiological Reports for week - ending 

7 September 1968 
Births and Deaths from Principal diseases 
In towns with a population of 30 , 000 and 
over In India during wock -ending 17th August 
1968 


10 


497 


1527 


2141 


__ ... 1495 


PART I - SEC. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23 , 1890 ) 


637 


AA 


- 


- 


भाग 1 - खंड 1 

PART 1- SECTION 1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के भवालयों और पन्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों 

मिनियमो तथा नागों और बंकापी से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
Notifications relatiog to Non - Statutory Roles, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court 


स ) कम संख्या 32 से 

" उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक " को हटा 


( ट ) वर्तमान नोट संख्या 12 के स्थान पर निम्नलिखित पड़ा 
जाए-- - 

" संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्षों तथा 
दिल्ली महानगर परिषद के सभापति का स्थान , 
उनके क्रम संख्या 25 और 30 में प्रवेश की तिथि 
का विचार किये बिना संघीय क्षेत्रों के मंत्रियों तथा 
दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों से पूर्व होगा । " 

नागेन्द्र सिंह, राष्ट्रपति के सचिव 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1968 
सं० 65-प्रेज / 68 - - इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 11 . 
प्रेज / 68, दिनांक 28 फरवरी, 1968 में प्रकाशित पूर्वता सारणी में 
राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन सामान्य सूचना 
के लिये प्रकाशित किये जाते हैं : -- 
( क ) कम संख्या 16 में --- 

" योजना आयोग के सदस्य " से पूर्व " उपाध्यक्ष और " 

जोड़ें । 
( ख ) क्रम संख्या में 
जो "संसद में सरकारी उप-मुख्य सचेतक " 

"मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद 

( दिल्ली संघीय क्षेत्र के अन्दर ) " 
( ग ) कम संख्या 25 में -- 
जो “ अध्यक्ष , दिल्ली महानगर परिषद (दिल्ली संघीय 

क्षेत्र के अन्दर ) " 
" कार्यकारी पार्षद , दिल्ली महानगर परिषद ( दिल्ली 

संघीय क्षेत्र के अन्दर ) " 
( ब ) मम संख्या 26 में --- 
जो " उपाध्यक्ष , दिल्ली महानगर परिषर (दिल्ली 

संघीय क्षेत्र के अन्दर ) " 
( च) क्रम संख्या 29 में 
जो "मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद 

( दिल्ली संघीय क्षेत्र से बाहर ) " 
( छ) क्रम संख्या 30 में --- 
जोड़ें " उपनियंत्रक और महालेखा परीक्षक " 

" सभापति ,दिल्ली महानगर परिषद (दिल्ली संघीय 
क्षेत्र से बाहर ) " 
" कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद ( दिल्ली 

संघीय क्षेत्र से बाहर ) " 
(ज ) क्रम संख्या 31 में 
जोड़ें "उप-सभापति , दिल्ली महानगर परिषद (दिल्ली 

संघीय क्षेत्र से बाहर ) " 


समाज कल्याण विभाग 

संकल्प 
नई दिल्ली , दिनांक 14 अगस्त 1968 
सं० एफ० 8- 6/ 68- एस० डबल्यु - 5-- - बच्चों के अपहरण तथा 
उनको विरुपित करके भिखारियों के रूप में काम में लाने 
के अमानवीय व्यवहार की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित 
किया गया है । अतः इन बच्चों की शारीरिक , मानसिक तथा 
सामाजिक भलाई को बढ़ाने के निमित उपयुक्त सेवाओं की व्यवस्था 
का प्रश्न विचाराधीन रहा है । 

2. यह मामला जटिल होने के कारण इस समस्या के सब पहलुओं 
को अच्छी तरह देखने तथा सन्तोषजनक हल के उपाय सझाने 
के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निश्चय किया 
गया है । 

संघाम : समिति का संधान इस प्रकार होगा : - - 
1 . डा० ( श्रीमती ) ज्योत्सना एच० शाह , 

अध्यक्षा 
निर्देशक , सुधार सेवाओं का केन्द्रीय न्यूरो, 

मई दिल्ली । 
2. श्री एस . वेणुगोपाल राव , 

उपनिर्देशक , सी० बी० आई० , 

नई दिल्ली । 
3. श्री जे . जे . पनकल , 

प्रधान ,डिपार्टमेन्ट आफ क्रिमोनालोजी एण्ड 
करैक्शन्स, टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल 
साइंस , बम्बई । 


. 638 


THE GAZETTE OFINDIA, SEPTEMBER 14, 1968 (BHADRA 23, 1890 ) 


[ PART I - SEC. 1 


4. श्रीमती सीता बसु , 

अवैतनिक मजिस्ट्रेट तथा लैक्चरार , 
दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क , 

दिल्ली । 
5. श्री एस० घोष, निर्देशक , 

समाज कल्याण , पश्चिम बंगाल सरकार , 

कलकत्ता । 
6 . श्री एच० सी० सक्सेना , 

इन्सपैक्टर जनरल ( जेल ) , 
उत्तर प्रदेश सरकार, 

लखनऊ । 
7. श्री ज्वाला सिंह त्यागी, भारत सरकार सदस्य - सचिव 

के अवर सचिव , समाज कल्याण विभाग , 
नई दिल्ली । 
निर्देश- पद : समिति के निर्देश पद इस प्रकार होंगे : -- 
( i) अपहरण किए गये या भिक्षावत्ति के लिए विरुपित 

किए गए बालकों के लिए उपयुक्त आश्रयण ,शिक्षा और 
अन्य समुचित सेवाओं की व्यवस्था हेतु उपायों के सुझाव 

देना । 
( ii ) अपहरण करने वालों को अपभायन सजा की व्यवस्था 

हेतु वर्तमान विधान में उपयुक्त संशोधन के सुझाय 

देना । 
( iii ) उपयुक्त निवारक सेवाएं सुझाना ; तथा 
(iv ) विभिन्न सुझावों के कार्यान्वन हेतु सविस्तार योजना 

तैयार करना । 
रिपोर्ट : -- संकल्प के जारी होने की तारीख के दो मास भीतर 
समिति अपनी सिफारिशें भारत सरकार को पेश करेगी । 

प्रादेश 
.. आदेश दिया जाता है कि समिति के सब सदस्यों , भारत सरकार 
के सब मंत्रालयों, योजना आयोग , कैबिनेट सचिवालय , प्रधान मंत्री 
सचिवालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय , 
संसदीय मामलों का विभाग, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , तथा 
सब राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के पास 
संकल्प की प्रतिलिपि भेज दी जाय । आदेश दिया जाता है कि यह 
संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाय । 


आंकड़ों तथा उन्हें तैयार करने के लिए अपनाये गये तरीके और उनसे 
सम्बन्धित विविध विषयों, विशेषकर दस वर्ष 1969- 79 के 
परिप्रेक्ष्य में चौथी पंचवर्षीय योजना ( 1969- 74 ) के लिए 
अपनाये जाने वाली विश्लेषणों की वैकल्पिक रीतियों, संगणनाओं 
और निरुपण का अध्ययन करेगी । समिति में निम्नलिखित 
व्यक्ति होंगे: - - 
1. प्रोफेसर एम० एल० दान्तवाला , 

कार्यवाहक निदेशक , 
अर्थशास्त्र का विभाग , 
बम्बई विश्वविद्यालय , 
बम्बई । 

अध्यक्ष 
2. प्रो० के० एन० राज , 

अर्थशास्त्र के प्राचार्य , 
दिल्ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 

सदस्य 
3. प्रो० डी० मी० लहरी , 

भारतीय सांख्यिकी संरक्षण , 
कलकत्ता । 

सदस्य 
2. समिति अपनी कार्यविधि का स्वयम् निश्चय करेगी । 
3. समिति की बैठकें नई दिल्ली या अन्य स्थानों पर 
आवश्यकतानुसार होंगी । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के 
राजपत्र में प्रदशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धितों 
को भेज दी जाए । 

भैरव दस पाण्डे , सभिव 


औद्योगिक विकास तथा समवाय -कार्य मंत्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1968 

संकल्प 
सं० एस० एस० आई० ( ए . )- 17 ( 2)/ 65- खण्ड-2 
भारत सरकार लघु उद्योग बोर्ड का निम्न प्रकार पुनर्गठन 
करती है: 


बी० एस० रामदास , उपसचिव 


प्रध्यक्ष 

औद्योगिक विकास तथा समवाय- कार्य मंत्री , भारत सरकार । 


योजमा प्रायोग 

संकल्प 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अगस्त 1968 
बेरोजगारी के प्राक्कलन के संबंध में विशेषज्ञों की समिति 

सं० १० व० रो० ( रो० ) 12- 7/ 68 - योजना आयोग एतद् 
द्वारा प्रथमतः तीन महीने के लिए बेरोजगारी के प्राक्कलन के सम्बन्ध 
में विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करता है । यह समिति , पिछली 
योजनाओं के लिए तैयार किये गये बेरोजगारी के प्राक्कलनों , 


सदस्य 

1. खाद्य, कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री । 
2. पैट्रोलियम तथा रसायन एवं समाज कल्याण मंत्री । 
3. निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री । 
4. प्रतिरक्षा मंत्री । 
5 . इस्पात , खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री । 
6. औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्य 

मंत्री । 


PART I - SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23, 1890 ) 


639 


7. औद्योगिक विकास तथा समयवाय -कार्य मंत्रालय में उप 

मंत्री । 
8. से 31 . सभी राज्यों तथा संघ - राज्य क्षेत्रों के उद्योग 

मंत्री । 
32. सदस्य ( उद्योग ) , योजना आयोग । 
33. श्री मलका गोविंद रेड्डी , संसद सदस्य ( राज्य सभा ) , 

2-विशम्बर दास मार्ग , नई दिल्ली - 1 । 
34 . श्री राम सहाय , संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) , 54-नार्थ 

___ एवेन्यू , नई दिल्ली - 1 । 
35 . श्री प्रेम किशन खन्ना , संसद् सदस्य ( लोक सभा ) , 

11- गुरुवारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली - 1 । 
36. श्री पी० के० घोष , संसद सदस्य ( लोक सभा ) , 14-नार्थ 

एवेन्यू , नई दिल्ली -1 1 
37. श्री मनुभाई अमरसे , संसद् सदस्य ( लोक सभा ) , 

2- सफदरजंग लेन , नई दिल्ली - 3 । 
38. श्री एस० आर० दामानी , संसद् सदस्य ( लोक सभा ), 

13- जनपथ , नई दिल्ली - 1 । 
39. सचिव , औद्योगिक विकास तथा समवाय- कार्य मंत्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) पदेन अध्यक्ष , लघु उद्योग 

( सरकारी स्तर ) समिति । 
40. संयुक्त सचिव, प्रभारी, लघु उद्योग , औद्योगिक विकास 

तथा समवाय-कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकास 

विभाग ) । 
41. विकास आयुक्त , लघु उद्योग , नई दिल्ली । 
42 . अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि . , नई दिल्ली । 
43. अध्यक्ष , स्टेट बैंक आफ इण्डिया , बम्बई । 
44. डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया , बम्बई । 
45. श्री एस० भूतालिंगम् , महा-निदेशक , राष्ट्रीय व्यावहारिक 

आर्थिक अनुसन्धान परिषद् , नई दिल्ली । 
46. डा० पी० एस० लोकनाथन , 62, श्रीनगर कालोनी , 

सैदापेथ , मद्रास -15 1 
47. श्री के० डी० मालवीय , 7- रायसीना रोड , नई दिल्ली - 1 । 
48. श्रीमती कमर एन० अहमद , विडसर हाउस , 138-4वींस 

रोड, बम्बई- 1 । 
49. कुमारी विमला देवी वर्मा, सदस्या विधान सभा , गिरधर 

भवन , सियोनी ( म० प्र० ) । 
50. श्री ए . आर० भट्ट, 256, सदाशिव पेठ, पूना - 2 । 
51. श्री जी० बी० नेवालकर , उप-प्रधान , फैडरेशन आफ़ 

एसोसियेशन्स आफ़ स्माल इंडस्ट्रीज़ आफ़ इंडिया , बाम्बे 
लाइफ़ बिल्डिंग , पांचवी मंजिल , 45, वीर नरीमन रोड , 

बम्बई- 1 ( बी० आर० ) । 
52. श्री आर० एस० आराध्या , उप -प्रधान , फैडरेशन आफ़ 

एसोसियेशन्स आफ़ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया , तुम्कर 
( मैसूर राज्य ) । 


53. श्री डी० सी० खन्ना , उप -प्रधान , फैडरेशन आफ़ एसोसियेशन्स 

आफ़ स्माल इंडस्ट्रीज आफ़ इंडिया , 22- ओखला इंडस्ट्रियल 

एस्टेट , नयी दिल्ली - 20 । 
54. श्री डी० एन० लाहिड़ी , उप -प्रधान , फेडरेशन आफ़ 

एसोसियेशन्स आफ़ स्माल इंडस्ट्रीज़ आफ़ इंडिया , द्वारा 

स्माल स्केल नान- फैरस इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, कलकत्ता । 
55. श्री पी० बी० अडवानी, " ओशियाना " मेरीन ड्राइव , 

बम्बई- 1 । 
56. ० एम० पी० गांधी , द्वारा एम० पी० गांधी एण्ड कम्पनी , 

( प्रकाशक ) , नानाभाई मैशन, सरफिरोजशाह मेहता रोड , 

फोर्ट , बम्बई- 1 ( बी० आर० ) । 
57. श्री जी० एल० बंसल, महासचिव , फेडरेशन आफ इण्डियन 

चम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री , फैडरेशन हाउस , 

नई दिल्ली - 1 । 
58. श्री ए० के० भीमानी, अध्यक्ष, स्पेशल कमेटी फार स्माल 

स्केल इण्डस्ट्रीज आफ दि आल इण्डिया मैन्युफैक्चरर्स 
आर्गेनाइजेशन , जीवन सहकार, सर फीरोजशाह मेहता 

रोड, बम्बई- 1 । 
59. श्री बी० बासवलिंगप्पा, भूतपूर्व उप गृह मंत्री, मैसूर राज्य , 

2/1, कुमार पार्क, वेस्ट एक्सटेंशन , बंगलौर-20 । 
60. श्री सी० एम० सुखिया, औद्योगिक सलाहकार, दयालबाग , 

आगरा । 
61. श्री पी० एन० राजभोज, 207, घोरपड़े पेठ, पूना - 2 । 
6 2. श्री शरत् चन्द्र सिन्हा, उप-प्रधान , आसाम प्रदेश कांग्रेस 

कमेटी, गोहाटी । 
63. श्री ए० एम० तारिक , 5, लोदी एस्टेट , नई दिल्ली -3 । 
64. भारतीय बैंकों के संघ का प्रतिनिधि । । 
65. श्री सीताराम मोहिन्द्र , मुख्य प्रबन्धक , दि पंजाब नेशनल 

बैंक लि०, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 1 । 
66. श्री डी० डी० बसु,निदेशक, विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) 

का कार्यालय , सदस्य - सचिव । 
पुनर्गठित परिषद् का कार्य लघु उद्योग के विकास के विषय में सभी 
नीति संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देना होगा । 

भारत सरकार ने ( क ) बोर्ड के नीति सम्बन्धी निर्णयों को 
कार्यान्वित करने और ( ख ) लघु उद्योग बोर्ड के क्षेत्र में न आने वाले 
मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए लघु उद्योग बोर्ड की सरकारी 
स्तर की समिति भी पुनर्गठित की है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति 
होंगे : --- 


का 


अध्यक्ष 


सचिव , औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय , 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
सवस्य 
1. संयुक्त सचिव , प्रभारी, लघु उद्योग, ( औद्योगिक विकास 

विभाग ) । 


2. विकास आयुक्त , लघु उद्योग, नई दिल्ली । 


640 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14, 1968 (BHADRA 23, 1890 ) 


[ PART I -- SEC. 1 


3. डा० डी० के० मल्होत्रा , संयुक्त सचिव , योजना आयोग , 

नई दिल्ली - 1 । 
4. संयुक्त सचिव, निर्माण , आवास तथा पूर्ति मंत्रालय ( पूर्ति 

विभाग ) । 
5. संयुक्त सचिव , इस्पात , खान तथा धातु मंत्रालय ( लौह 

तथा इस्पात विभाग ) । 
6. संयुक्त सचिव , इस्पात , खान तथा धातु मंत्रालय ( खान 

तथा धातु विभाग ) । 
7. संयुक्त सचिव , पैट्रोलियम तथा रसायन एवं नियोजन 

तथा समाज कल्याण मंत्रालय , ( पैट्रोलियम तथा रसायन 

विभाग ) । 
8. संयुक्त सचिव , खाद्य , कृषि, सामुदायिक विकास तथा 

सहकार मंत्रालय , ( सामुदायिक विकास तथा सहकार 

विभाग ) । 
9. संयुक्त सचिव , समाज कल्याण विभाग । 
10. संयुक्त सचिव , वाणिज्य मंत्रालय । 
11. संयुक्त सचिव , वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) । 
12. तकनीकी विकास के महानिदेशक , नई दिल्ली । 
13. महानिदेशक , पूर्ति तथा सम्भरण, नई दिल्ली । 
14. आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक , नई दिल्ली । 
15. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता । 
16. उप सचिव, प्रभारी, लघु उद्योग ( औद्योगिक विकास विभाग ) 
17. आयुक्त , औद्योगिक सहकारी समितियां , ( औद्योगिक 

विकास विभाग ) । 
18. उप वित्तीय सलाहकार , औद्योगिक विकास विभाग । 
19. प्रमुख निदेशक , लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान , 

हैदराबाद । 
20 से 43. सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग 

निदेशक । 
44 से 67. प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का एक - एक 

गैर- सरकारी निर्वाचित /मनोनीत प्रतिनिधि । 
68. स्टेट बैंक आफ इंडिया , बम्बई का प्रतिनिधि । 
69. रिजर्व बैंक आफ इंडिया , बम्बई का प्रतिनिधि । 
70. श्री एम० वी० सुब्बा राघ, कार्यवाहक क्षेत्रीय के प्रबन्धक , 

उसरी भारत की शाखायें , दि बैंक आफ इंडिया , जनपथ , 

नई दिल्ली । 
71. श्री ए० आर० भट्ट , 256, सदाशिव पेठ, पूना- 2 । 
72. श्री डी० सी० खन्ना, प्रेम इंजीनियरिंग वर्क्स, 22 ओखला 

औद्योगिक बस्ती , ओखला, नई दिल्ली - 201 
73. सरदार जगजीत सिंह , 10, कुर्ला औद्योगिक बस्ती , 

घाटकोपर, बम्बई - 77 । 
74. श्री एम . एल० गोयल , कांजेप इलेक्ट्रानिक इंडस्ट्रीज , 

64, डा० अलगप्पा चेट्टीयर रोड , वेपेरी , मद्रास - 71 
75. श्री जी०पी० डालमिया , गिल्लोराम गौरीशंकर, जसिडीह , 

बिहार । 


76. श्री एस० एन० शिवपुरी, ऐन्सीलरी आटोमैटिक इंडस्ट्रीज 

( प्रा० ) लि०, 309, विपिन बिहारी गांगुली , स्ट्रीट , 

कलकत्ता -121 
77. श्री जी० एल० बंसल, महा सचिव , फेडरेशन आफ इन्डियन 

चेम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री , फेडरेशन हाउस , 

नई दिल्ली । 
78 . श्री ए० के० भीमानी, अवैतनिक सचिव , आल इण्डिया 

मैन्युफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन , जीवन सहकार , सर 

फिरोजशाह मेहता रोड , फोर्ट , बम्बई- 1 । । 
79. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रतिनिधि । 
80. विकास आयुक्त लघु उद्योग संगठन के निदेशक जो लघु 

उद्योग बोर्ड के सदस्य -सचिव है - - सचिव । 
3. बोर्ड तथा समिति को विशिष्ट कार्यों के लिए उप- समितियों 
की नियुक्ति करने तथा आवश्यक समझे जाने पर बोर्ड समिति अथवा 
उप - समिलियों की बैठक में अन्य व्यक्तियों को सहयोजित और 
आमंत्रित करने का अधिकार होगा । 

4. लघु उद्योग बोर्ड तथा ( सरकारी स्तर ) समिति का 
कार्यकाल 18 मई, 1968 से दो वर्ष का होगा । 

मावेश 
आदेश दिया गया कि संकल्प की एक - एक प्रप्ति सभी सम्बन्धित 
व्यक्तियों को भेजी जाये । 

यह भी आदेश दिया गया कि सर्व साधारण की जानकारी के 
लिये संकल्प की एक प्रति भारत के राजपन्न में प्रकाशित कराई 
जाये । 

के० आई० विद्यासागर, संयुक्त सचिव 


शिक्षा मंत्रालय 
नयी दिल्ली , दिनांक 14 अगस्त 1968 
सं० एफ० 8-1/ 66-वाई० एस०- 4 ---केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा 
ओर मनोरंजन सलाहकार बोर्ड के सदस्यों की नामजदगी के संबंध 
में इस मन्त्रालय की 18 मई , 1967 की समसंख्यक अधिसूचना 
में आंशिक संशोधन करते हुए, 

श्री डी०जी० वाखरकर, 
उप शिक्षा निदेशक , शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण , 

महाराष्ट्र राज्य पूना । 
को इसी समय से और 27 अगस्त 1968 तक महाराष्ट्र सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप में बोर्ड का सदस्य नामजद किया जाता है । 

रोशन लाल आनन्द , अवर सचिव 


40 | 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
नई दिल्ली - 1, दिनांक 30 अगस्त 1968 
सं० 11/ 31/ 67-पी० एण्ड पी० सी० -~- भारत सरकार 
के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के 29 जून , 1968 के इसी संख्या 
के संकल्प के क्रम में सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रेस परिषद् 
की सलाहकार समिति जितनी जल्दी सम्भव हो सके अपनी रिपोर्ट 
को अन्तिम रूप देगी और उसको 31 अक्तूबर , 1968 से पूर्व 
प्रस्तुत करेगी । 


PART I - SEC. 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23, 1890 ) 


641 


यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिये 
इस पशुद्धि -पत्र को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 

बी० पी० गुलाटी , उप सचिव 


प्रादेश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रति समिति 
के सभी सदस्यों , भारतीय प्रेस परिषद् के अध्यक्ष , इंडियन एंट 
ईस्टन न्यूजपेपर्स सोसाइटी , इंडियन लैंगवेजज न्यूजपेपर्ज एसोसिएशन , 
आल इंडिया न्यूजपेपर एडीटर्म कान्फ्रेंस , इंडियन फैडरेशन आफ 
वकिंग जरनलिस्ट्स , प्रेस एसोसिएशन , संसद कार्य विभाग , 
लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय , प्रधान मंत्री सचिवालय और 
सभी मंत्रालयों को भेज दी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी 
के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


पी० के० मामल , संयुक्त सचिव 


श्रम , नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय 

( भम, और नियोजन विभाग ) 
नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिमांक सितम्बर 1968 
मं० 101/ 68-टी० सी०-- - भारत सरकार के राजपत्र भाग 
1 अनुभाग 1 में दिनांक 21 अगस्त , 1956 को प्रकाशित और 
समय-समय संशोधित भूतपूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ( रोजगार एवंम 
प्रशिक्षण महानिदेशालय ) के प्रस्ताव संख्या टी० आर०/ई० पी० 
24/ 56 दिनाक 21 अगस्त , 1956 के पैरा 5 के उप-पैराग्राफ ( च ), 
( छ ) ( ज ),( झ ) और( ढ ) के अनुसरण में और केन्द्रीय श्रम एवं 
नियोजन मंत्रालय (नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय ) द्वारा 
जारी की गई और समय -समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 
एन०सी०ओ०- 21 ( 1 )/ 60 दिनांक 16- 11- 60 को रद्द करते हुए 
भारत सरकार संबंधित अधिकारियों से परामर्श करके , व्यावसायिक 
परीक्षण की राष्ट्रीय परिषद् में विभिन्न संगठनों , मिकायों आदि के 
प्रतिनिधित्व के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को नामजद करती है । 
1. श्री रोहित भाई सी० मेहता । 
2. श्री आई० आर० सेम्युल राज 
3. श्री पी० एल० अग्रवाल नियोजकों के संगठनों 
श्री एस० के० दप्ता 

के प्रतिनिधि 
5 . श्री सी० सेशाचलम् 


निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय 

( पूति विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 1968 

शुद्धि -पत्र 
सं० पी० -1 4 ( 2 )/ 68 -- भारत के राजपत्र के भाग 1, 
खण्ड 1, दिनांक 22 जून 1968 में प्रकाशित संकल्प संख्या पी0- 1 
4 ( 2 )/ 68, दिनांक 10 जून 1968 में निम्नलिखित संशोधन कर 
दिये गये हैं : --- 

संकल्प के पैरा 2 में , वर्तमान प्रविष्टि ( 6 ) के बाद 
प्रविष्टि ( 7 ) और ( 8 ) के रूप में निम्नलिखित 
जोड़ दिया जाये : - - 
( 7 ) ट्रैक्टर अर्थमूविंग एण्ड कांस्ट्रक्शन एक्विपमेंट 

डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन लिमिटेड का एक 

प्रतिनिधि सदस्य । 
( 8) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का सभापति 

या उसका प्रतिनिधि । 
( ख ) वर्तमान प्रविष्टि संख्या ( 7) से ( 16) को प्रविष्टि 
संख्या ( 9 ) से ( 18) मान लिया जाये । 

आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस शुद्धि -पत्र के बारे में रक्षा मंत्रालय , 
रेल मंत्रालय , औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) , शिक्षा मंत्रालय , सिंचाई और विद्यत 
मन्त्रालय , प्रधान मंत्री सचिवालय , मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद 
सचिवालय , योजना आयोग और संकल्प में उल्लिखित फेडरेशनों, 
संगठनों तथा एसोसिएशनों (जिनमें ट्रैक्टर अर्थ मूविंग एण्ड कांस्ट्रक्शन 
एक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसियेशन लिमिटेड भी शामिल है ) को 
सूचित कर विया जाये । 


श्री एस० एल० पासी 
7. श्री पी० के० शर्मा 

श्री राजकिशोर सामन्तराय 
. श्री एम . बी . जोशी 
10. श्री निहार मुखर्जी 


कामगरों के संगठनों के 

प्रतिनिधि 


11. श्री एस० बरदाराजा शर्मा 

श्री एन० एन० सेनगुप्ता 

श्री वी० एम० डोकरास 
14. श्री कम्लेश रे 
15. श्री पी० एम० मेमन 
16. सर जेम्ज लिंडसे 
17. डा० ए० एन० घोष 


बत्तिक एवं बिग्दरसमाज 

और विशेषज्ञ 


18. श्रीमती के० लक्ष्मी रघुरमय्या । अखिल भारतीय मारी 

संगठन की प्रतिनिधि 


ग . जगन्नाथ , अवर सचिव 


( b ) In Article 22 
Add " Government Deputy Chief Whipa in Parliament ". 

" Chief Executive Councillor , Metropolitan Council , 
Delhi , within the Union Territory of Delhi ". 


PRESIDENTS SECRETARIAT 

New Delhi, the 3rd September 1968 
No. 65 -Pres./68. — The following amendments approved by 
the President to the Table of Precedence, published in this 
Secretariat Notification No. 11 - Pres ./ 68, dated the 28th 
February. 1968 are published for general information : -- 
(a ) In Article 16 — 
Add " Deputy Chairman and " before " Members of the 

Planning Commission ". 


( c ) In Article 25 
Add " Chalrman, Metropolitan Council , Dolhi, within 

the Union Territory of Delhi" . 
" Executive Councillors, Metropolitan Councti , Delhi, 
within the Union Territory of Delhi ". 


642 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 ( BHADRA 23 , 1890 ) 


( PART 6- Sec . 1 


( d ) In Article 26 — 
Add " Deputy Chairman , Metropolitan Council , Delhi, 

within the Union Territory of Delhi" . 
( c ) in Article 29 % 
Add " Chief Executive Councillors. Metropolitan Council, 

Delhi, outside the Union Territory of Delhi" , 
( f) In Article 30 
Add " Deputy Comptroller and Auditor General" . 

" Chairman , Metropolitan Council, Delhi, outsido 

the Union Territory of Delhi" . 
" Executive Councillors, Metropolitan Council, Delhi, 

outside the Union Territory of Delhi" . 
( 8 ) In Article 31 – 
Add " Deputy Chairman , Metropolitan Council, Delhi, 

outside the Union Territory of Delhi" , 
( b ) In Arilcle 32 
Delete the entry "Deputy Comptroller and Auditor 

Gencral" . 
(1) For existing foot-note 12 substitute the following : 
" Spoakers of Legislative Assemblies in the Union Terri 

tories and Chairman of the Delhi Metropolltan Coun 
cil, Delhi, Irrespective of their date of entry into 
Article 25 and Articlo 30 will take precedence over 
Ministers of Union Territories and Executive Coun 
cillors, Delhi" . 

NAGENDRA SINGH , Secy. to the President 


( iii ) To suggest appropriate preventivo services; and 
(iv ) To draw up a detajled scheme for the implementa 

tion of the various suggestions. 
Power 10 Co-opt : 

The Coinmittee shall have the power to co - opt not more 
than two distinguished experts as its members, 
Report : 

The Committee will submit its recommendations to the 
Government of India within 2 months from tho date of issue 
of this resolution . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this resolution be communicated 
to all the members of the Committee , all the Ministrlog of 
the Government of India , the Planning Commission , tho 
Cabinet Secretariat, the Prime Minister s Secretariat, tho Lok 
Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Depart 
ment of Parliamentary Affairs, the Contral Social Welfaro 
Board and the Chief Secrctaries of all the Stato Governments / 
Unlon Territories . 

ORDERED also that the resolution be published in tho 
Gazette of India for general Information . 

B , S. RAMDAS, Dy . Secy , 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 


DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE 
New Delhi, the 14th August 1968 

RESOLUTION 
No. 8 -6 / 68- SW . 5 , - Attention of the Government of 
India has been drawn to the inhuman practice of kidnapping 
children with a view to deforming them and using them as 
beggars . The question of providing for such children suitablo 
services designed to promote thelr physical, mental and social 
well-being has , thereforo , been under consideration . 

2. Since this is a complex iogue, it has been decided to 
appoint an expert committee to go into all aspects of this 
social problem and to suggest measures for a satisfactory 
solution , 
Composition : 

The Committee shall consist of the following : 
• 1. Dr. ( Smt.) Jyotsna H . Shah, Director, Central 
Bureau of Correctional Services, New Delhi 

Chairman 
2 . Shri S. Venugopal Rao , Deputy Director, Central 

Bureau of Investigation , New Delhi, 
3 . Shri J. J . Panakal , Head , Department of Criminology 

and Corrections of the Tata Institute of Social 

Sciences, Bombay. 
4 . Smt. Sita Basu , Honorary Magistrate and Lecturer , 

Delhi School of Social Work , Delhi. 
3 . Shri S . Ghogh , Director of Social Welfaro, West 

Bengal Government, Calcutta . 
6 . Shri H , C . Saksena, Inspector-General (Prisons ) , 

Government of U .P ., Lucknow . 
7. Shri J. S. Tyagi, Under Secretary to the Governmont 
of India , Department of Social Welfaro , New Delhi 

Member- Secretary 
Terms of Reference : 

The following shall be the terms of reference of the 
Committee : 

(i ) To suggest measures for providing adequate sheltor, 

education and other appropriate services to children 
who are kidnapped or deformed for being used as 

beggars ; 
( li ) To suggest suitablo amendments to the existing 

legislation with a vlow to providing deterent punish 
ment for kidnappers; 


PLANNING COMMISSION 
New Delhi, the 19th August 1968 

RESOLUTION 
Committee of Experts on Unemployment Estimates 
No, LLE ( E ) 12 - 7 / 68 . — Planning Commission hereby cons 
titutes the Committee of Experts on Unemployment Estimates 
for a period of three months in the first instance . The Com 
mittce will go into the estimates of unemployment workod 
out for the previous Plans and the data and methodology 
used in arriving at them and advise the Planning Commission 
on the various issues connected therewith , in particular , tho 
alternative methods of analysis , computation and presentation 
that may be adopted for the Fourth Five Year Plan 
( 1969 - 74 ) in the ten year perspectivo of 1969 -79. The Com 
inittee will consist of the following : 

Chairman 
1. Prof, M , L , Dantwala , Acting Director, Department of 
Economics, University of Bombay. Bombay . 

Members 
2 . Prof. K . N . Ra), Professor of Economics , University 

of Delhi, Delhi, 
3. Prof. D . B . Lahiri, Indian Statistical Instituto, Calcutta . 
2. The Committee may determine its programme of work , 

3 . The Committee may meet as often as may be nocessary 
at New Delhi or any other place . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be published in tho 
Gazette of India and communicated to all concernod . 

B . D . PANDE , Secy., Planning Commisslon 


MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND 

COMPANY AFFAIRS 
(Dopartmont of Industrial Development) 
New Delhi, the 23rd August 1968 

RESOLUTION 
NO. SSI ( A ) - 17 ( 2 ) /65- Vol. 11. -- The Government of India 
have been pleased to reconstitute the Small Scale Industries 
Board as follows : 

Chairman 
Minister of Industrial Development & Company Affairs, 
Government of India , 

Members 
1 . Minister of Food , Agriculture, Community Develop 

ment & Cooperation , 


PART ! - -Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 ( BHADRA 23 , 1890 ) 


643 


IT 


2 . Minister of Petroleum & Chemicals and Social 

Welfare. 
3 . Minister for Works, Housing & Supply . 
4 . Minister of Defence, 
5. Ministor of State , Ministry of Steel, Mines & Metals. 
6 . Minister of State, Ministry of Industrial Development 

& Company Affairs. 
7. Deputy Minister, Ministry of Industrial Development 

& Company Affairs , 
8 to 
31. Ministers of Industries of all States and Union Terri 

tories . 
32 . Member (Industry ) , Planning Commission , 
33. Shri Mulka Govinda Reddy , Member of Parliament 

( RS ) , 2 - Bishamber Dass Marg , New Delhi- 1 . 
34. Shri Ram Sahai, Member of Parliament (RS), 34 

North Avenue, New Delhi- 1. 
35 . Shri Prem Kishan Khanna, Member of Parliament , 

(LS ) , 11 -Gurdwara Rakabganj Road, New Delhi- 1. 
36 . Shri P , K , Ghosh , Member of Parliament, ( LS ), 14 

North Avenue , New Delhi- 1. 
37. Shri Manubha [ Amersey , Member of Parliament, ( LS ), 

2 - Safdarjang Lanc, New Delhi- 3 . 
38 . Shri S . R Damani, Member of Parliament, ( LS ), 13 

Janpath , New Delhi- 1. 
39 . Secretary , Ministry of Industrial Development & 

Company Affairs (Department of Industrial Develop 
ment ) Ex-Officio Chairman of the Small Scale Indus 

tries (Official Level) Committee . 
40 . Joint Secretary . Incharge of Small Scale Industries, 

Ministry of Industrial Development & Company 

Affairs (Department of Industrial Development) . 
41, Development Commissioner, Small Scale Industries . 
42 . Chairman , National Small Industries Corporation 

Ltd , New Delhi, 
43. Chairman , State Bank of India . Bombay . 
44 . Deputy Governor, Reserve Bank of India , Bombay . 
45. Shri S . Bhoothalingam , Director -General, National 

Council of Applied Economic Research , New Delhi. 
46 . Dr P . S Lokanathan , 62, Srinagar Colony, Saidapeth , 

Madras - 15 . 
47 . Shri K . D . Malaviya , 7-Raſsina Road , New Delhi- 1. 
48. Smt. Qamar N . Ahmed , Windsor House, 138 , Queens 

Road , Bombay - 1, 
49 . Miss Vimla Devi Verma, M .L . A ., Girdhar Bhawan , 

Seoni ( M . P .) . 


57 . Shri G . L . Bansal, Secretary -General, Federation of 

Indian Chambers of Commerce & Industry, Fodera 

tion House, New Delhi- 1. 
58. Shri A . K . Bhimani, Chairman , Special Committee 

for Small Scale Industries of The All India Manufac 
turers Organization , Jeevan Sabakar , Sir Phirozshah 

Mehta Road , Bombay - 1. 
59. Shri B . Basavalingappa, Former Deputy Home Minis 

ter, Mysore State , 2 / 1 , Kumarapark West Extension , 

Bangalore - 20 . 
60 , Shri C . M . Sukhia , Industrial Adviser, Dayalbagh , 

Agra . 
61. Shri P . N . Rajabhoj, 207 , Ghorpado Peth , Poona- 2 . 
62 , Shri Sarat Chander Sinha , Vice-President, Assam 

Pradesh Congress Committee, Gauhati . 
63. Shri A , M . Tarlq , 5 , Lodi Estate, New Delhi-3 . 
64. Representative of Indian Banks Association , 
65. Shri Sita Ram Mohindroo , General Manager , The 

Punjab National Bank Ltd ., Parliament Street, Now 
Delhi - 1 . 

Member- Secretary 
66 . Shri D . D . Basu , Director, Office of the Dovelopment 

Commissioner ( Small Scale Industrios ) . 
The functions of the reconstituted Board will be to advise 
Government on all policy matters relating to the development 
of Small Scale Industries, 

2 . The Government of India have also been pleased to re 
constitute the Official Level Committee of the Small Scale 
Industries Board with the following composition to advise 
Government ( a ) on the implementation of the policy deci 
sions of the Board and (b ) on such other matters as fall 
outside the purview of the Small Scalo Industries Board : 

Chałrman 
Secretary . Ministry of Industrial Development & Com 
pany Affairs (Department of Industrial Development) . 

Meinbers 
| Joint Secretary , in -charge of Small Scale Industries in 

the Department of Industrial Development, 
2 Development Commissioner, Small Scale Industries, 

New Delhi. 
3. Dr. D . K . Malhotra , Joint Secretary, Planning Com 

mission, New Delhi-i . 
4. Joint Secretary , Ministry of Works Housing & supply 

(Department of Supply ) . 
5. Joint Secretary . Ministry of Steel, Mines & Motals 

(Department of Tron & Steel) . 
6 . Joint Secretary, Ministry of Steel, Mines & Motals 

( Department of Mines & Metals ) . 
7 . Joint Secretary , Ministry of Petroleum & Chemicals 

and of Planning & Social Welfare . ( Department of 

Petroleum & Chemical , ) . 
8 . Joint Secretary, Ministry of Food , Agriculturo , Com 

munity Development & Cooperation , (Departmont of 

Community Development & Cooperation ) . 
9. Joint Secretary , Department of Social Welfare , 
10 . Joint Secretary , Ministry of Commerce . 
11 , Joint Secſetary , Ministry of Finance (Department of 

Expenditure ) . 
12 . Director General of Technical Development. Now 

Delbl. 
13 . Director General, Supplies & Disposals, New Delhi . 
14. Chief Controller of Imports & Exports , Now Delhi. 
15 . Iron & Steel Controller, Calcutta , 
16 . Deputy Secretary , In -charge of Small Scalo Industries 

(Department of Industrial Development) . 
17 . Commissioner, Industrial Cooperatives , (Department 

of Industrial Development) . 
18 . Deputy Financial Adviser, Department of Industrial 

Development. 


50 . Shri A . R . Bhat, 256 -Sadashly Peth , Poona-2 . 
31. Shri G , B , Newalkar, Vice -President, Federation of 

Associations of Small Industries of India, Bombay Life 
Building, Sth Floor, 45, Veer Nariman Road, 

Bombay - 1 (BR ) . 
32 . Shri R , S . Aradhya , Vice-President, Federation of 

Associations of Small Industries of India , Turkur 

(Mysore Stato ) . 
53. Shri D . C . Khanna, Vice-President, Federation of 

Associations of Small Industries of India , 22-Okhla 
Industrial Estate , New Delhi-20 . 


54. Shri D . N . Lahiri, Vice - President, Federation of Asso 

clations of Small Industries of India , C / o Small Scalc 
Non - Ferrous Industries Association , Calcutta , 


55. Shri P . B . Advanl, " Occeana ", Marine Drive, 

Bombay - 1. 
56 . Prof. M . P . Gandhi, C / o M , P , Gandhi & Co ., 

(Publishers ) , Nanabhay Mansion , Sir Phorozshah 
Mohta Road Fort, Bombay - 1, ( BR ). 


644 


THE GAZETI E OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23 , 1890 ) 


(PART I - Sec . I 


19 . Principal Director, Small Industries Extension Train 

ing Institute, Hyderabad 


MINISTRY OF INFORMATION AND 

BROADCASTING 
New Delhi-1, the 30th August 1968 

RESOLUTION 
No. 11 / 31/67 - P & PC - In continuation of the Resolution 
of the Government of India in the Ministry of Information 
and Broadcasting of cven number dated the 29th June , 1968 , 
Government has been pleased to decide that the Advisory 
Committee on the Press Council shall finalise its report as 
soon as possible and submit the same to Government not 
later than the 31st October, 1968 . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to 
all Members of the Committee , the Chairman of the Press 
Council of India , Indian and Eastern Newspaper Society , 
Indian Languages Newspapers Association , All- India News 
paper Editors Conference, Indian Federation of Working 
Journalists, the Press Association , Department of Parliamen 
tary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariaty , tho 
Prime Minister s Secretariat, All Ministries. 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

P . K . SAMAL, Jt. Secy. 


43 . Directors of Industries of All States and Union 

Territories, 
44 to 
67 . One non - oflicial elected / nominated representative from 

each State and Union Territory , 
68. Representative of the State Bank of India , Bombay. 
69. Representative of the Rescrve Bank of India, Bombay , 
70 . Shri M . V . Subba Rao , Ag. Regional Manager, 

Northern India Brancher, The Bank of India , Jan 

path , New Delhi, 
71. Shri A . R . Bhat, 256 - Sadashiv Peth , Poona -2 . 
72 . Shri D , C . Khanna, Prem Engineering Works, 22 

Okhla Industrial Estate, New Delhi- 20 . 
73, Sardar Jagjit Singh , 10 -Kuria Industrial Estate, 

Ghatkopar , Bombay - 77 , 
74 . Shri M . L . Goel. Conjap Electronic Industries, 64 

Dr. Allagappa Chettiar Road , Vepery , Madras- 7 . 
75. Shri G . P . Dalmia , Gilloram Gaurishankar, Jasidih 


DIS 


( Bibar) . 


. 


76 . Shri S , N . Shivapuri, Ancillary Automatic Industries 

( P ) Ltd ., 309 -Bepin Achari Ganguli Street, Calcutta 


12 . 


77 . Sliri G , L . Bansal, Secretary -General, Federation of 

Indian Chambers of Commerce & Industry . Federa 

tion House , New Delhi, 
78 . Shri A . K . Bhimani, Honorary Secretary . All -India 

Manufacturers Organisation . Jeevan Shahakar, Sir 

P . M . Road , Fort, Bombay- 1 . 
79. Representative of the Naljonal Small Industries Cor 

poration , 


Secretary 


80 . The Director of the DCSSIO who is Member 

Secretary of the Sinall Scale Industries Board . 
3 . The Board and the Committee will have the powers to 
appoint Sub - Committees for specific purposes , and co - opt 
and invite persons to the meetings of the Board , Committee 
or Sub -Committees as and when considered necessary . 

4 . Th : term of the Small Scale Industries Board and the 
Small Scale Industries ( Official Level ) Committee shall be 
two years with effect from the 18th May, 1968, 


MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY 

(Department of Supply ) 
New Delhi, the 3rd September 1968 

CORRIGENDUM 
No . P /- 4 ( 2 ) / 68, - Resolut on No, PI-4 ( 2 ) /68, dated the 
10th June, 1968 as published in Part I, Section I of the 
Gazette of India dated the 22nd June, 1968 is amended as 
under : 
( a ) In para 2 of the Resolution , alter the existing entry 

(6 ) , add the following as entries (7 ) and (8 ) : 
" ( 7 ) One member representing the Tractor Earth . 

moving and Construction Equipment Distribu 

tors Association Ltd . 
(8 ) Chairman , Central Water and Power Commis 

sion or his representative , 
(b ) Renumber the existing entries ( 7 ) to ( 16 ) as entries 
( 9 ) to ( 18 ) , 

ORDER 
ORDERED that this Corrigendum may be communicated to 
the Ministries of Defence, Railways, Industrial Development 
And Company Affairs (Department of Industrial Develop 
ment ) , Education , and Irrigation & Power , Prime Minister s 
Secretariat, Cabinet Secretariat Parliament Secretariat, the 
Planning Commission and Federations, Organisations and 
Associations (including Tractor Earthmoving and Construction 
Equipment Distributors Association Ltd .) mentioned in the 
Resolution , 

ORDERED also that this Corrigendum may be published in 
the Gazette of India for general information . 

V . P . GULATI, Dy. Secy . 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be comniunicated 
to all concerned . 

ORDERED also that a copy of Resolution bo published in the 
Gazette of India for general information , 

K . V. VIDYASAGAR , Jt. Secy . 


(Department of Company Affatrs) 

(Company Law Board ) 
New Delhi- 1, the 2nd September 1968 


ORDER 


No, 51/ 1 /65 -CLII.- In pursuance of sub - clause (il) of 
clause ( b ) sub -section ( 4 ) of section 209 of the Companies 
Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , the Company Law Board hereby 
authorises Shri A , C , Sarkar , Deputy Director , Inspection , 
Kanpus an officer of the Government of India . in the Minis 
try of Industrial Development & Company Affairs ( Depart 
ment of Company Affairs ) for the purposes of the said section 
209 . 

M . K . PANERJEE , Under Secy, 

to the Company Law Board 


MINISTRY OF LABOUR , EMPLOYMENT AND 

REHABILITATION 
( Department of Labour & Employment) 
Directorate General of Employment and Training 

New Delni, the September 1968 
No . 101 /68/ TC - In pursuance of sub - paragraphs ( f) , ( g ), (h ) 
( ) and (m ) of paragraph 5 of Government of India , late Ministry 
of Labour ( Directorate General of Employment and Training) 
Resolution No . TR /EP - 24 / 56 dated the 21st August, 1956 pub 
lished in the Gazette of India , Part 1, Section I dated the 21st 
August, 1956 and amended froin limo to time and in surotsession 
of Notification No . NCT- 2 ( 1) /60 dated 16 - 11 - 1960 issued by 
the Government of India , (Directorate General of Employment 
and Training) Ministry of Labour and Employmont as amended 
from time to time, the following persons have heun nominated 
by tlic Central Government in consultation with the authorities 


PART 1 - SEC . 1 ] 

THE GAZETTE OF INDIA , SEPTEMBER 14 , 1968 (BHADRA 23 , 1890 ) 645 

= = = = = - - : 
concerned , to reprexent tho various organisations, bodies etc ., 

11 , Shri S . Vardaraja Sarma ) 
on the National Council for Trining in Vocational Trades. 

12. Shri N , N . Sen Gupta 

Reprosentatives of 
1 . Shri Rohitbhai C . Mohta 

13 . Shri V , M , Dokras 

professional and 
7 

Shri Kamlesh Ray 

learned bodies 
2 , Shril. R . Samuel Raj 

Representatives of 15, Shri P . M . Menon 

and Experts 
3 . Shri P . L . Aggarwal 

the Employers 

Sir James Lindsay 
Shri S . K . Dutta 

Organisations , 

Dr. A . N . Ghosh 
5 . Shri C , Seshachalam . 

18 . Slirimati K . LakshmiRaghuramaih Representative of an 
6 . Shiri S . L . Passey Representatives of 

All India Women s 
7 . Shri P . K . Sharma ihe Workers 

Organisation . 
8 . Shri Rajkishore Samantrui ? 

Organisations , 
Shri M . B . Joshi 
10 . Shri Nilar Mukherjee 

O JAGANNATHAN , Under Secy . 


- 


. 


- . 


T 


- 


- 


I VE 


. LV 


. - 


. 


. - 


- - 


- 


- 


- 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , PARDABAD 
AND PUBLISHED AY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELFI. 1968 


